सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 747 


25 भाद्र, 1938 ( श० ) 
राँची, शुक्रवार , 

16 सितम्बर , 2016 (ई० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग | 


- - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
15 सितम्बर , 2016 


संख्या-2/ राज . स्था .-23/ 2011-4997 / रा० -- श्री कृष्णा पिंगुवा , सेवानिवृत सहायक 
बंदोबस्त पदाधिकारी (राजस्व), बंदोबस्त कार्यालय , दुमका को सुनिश्चित वित्तीय 
उन्नयन/ संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ देने संबंधी योजना- सह-वित्त 
विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं०- 2981/वि०, दिनांक 1 सितम्बर, 2009 एवं 
1779, दिनांक 21 मई, 2014 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग 
समिति की अनुशंसा पर श्री कृष्णा पिंगुआ को उनके नियुक्ति तिथि से लगातार 12, 
24 एवं 30 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण किए जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख 
स्तंभ 5 एवं 6 में अंकित तिथि से वेतनमान 5500 - 9000 /- एवं PB-II वेतनमान 
9300-34800 , ग्रेड पे० - 4600/- क्रमशः द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन एवं 
तृतीय उन्नयन संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है : 


क्र० 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार 16 सितम्बर , 2016 
सहायक बंदोबस्त नियुक्ति प्रथम उन्नयन द्वितीय उन्नयन तृतीय संशोधित 
पदाधिकारी का नाम की तिथि की देय तिथि की देय तिथि सुनिश्चित वित्तीय 
पदस्थापन 

उन्नयन की देय 
कार्यालय 


तिथि 


| 01 श्री कृष्णा पिंगुवा , 

से नि॰स॰बंदो॰पदा० , 
दुमका 


01. 09. 08 
वेतनमान 9300 
34800 GP 


4600 


28.04.72 प्रथम प्रोन्नति 09.08. 99 
दि० 

वेतनमान 
09. 08. 1999 के 

5500 - 9000 
पूर्व प्राप्त होने 
के कारण (वित्तीय विभाग 
अनुमान्य नहीं के संकल्प सं० 

378 /वि०, दिनांक 
05. 02. 2014 के 
आलोक में मैट्रिक 
उतीर्ण का 
वेतनमान ) 


है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 747 – 50 । । 


